निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 583 ) 


25 आश्विन 1933 ( श ) 
पटना, सोमवार , 17 अक्तूबर 2011 


श्रम संसाधन विभाग 


निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण ( प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना 

आदेश 

24 मार्च 2011 
सं0 टी1 / स्था ( 2 )नि0 - 187 / 2010 - 703 — माननीय उच्च न्यायालय , पटना में दायर याचिका 
संख्या 1598 / 88 तथा कई अन्य याचिकाओं में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ मानव संसाधन 
विकास विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या 27, दिनांक 12 जनवरी 2010 द्वारा तत्कालीन 
अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को विभिन्न विभागों के अधीन लिपिकीय स्तर के स्वीकृत /रिक्त पदो के 
विरुद्ध नई नियुक्ति के माध्यम से समायोजित किये जाने संबंधित निर्णय एवं तत्संबंधी सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक 5927 , दिनांक 18 जून 2010 के दिशा-निर्देश के 
आलोक में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण ( प्रशिक्षण पक्ष ), बिहार, पटना के पत्रांक 1778 , दिनांक 
16 अप्रील 2010 द्वारा प्रेषित अधियाचना क्रम में मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 
2183 , दिनांक 17 दिसम्बर 2010 द्वारा अनुशंसित संलग्न सूची के अनौपचारिक शिक्षा 
पर्यवेक्षकों / उम्मीदवारों को राज्य के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त निम्न 
वर्गीय लिपिक के पदों के विरुद्ध वेतन बैण्ड 5200 - 20200 रुपये , ग्रेड - पे 1900 रु0 तथा 
समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा देय भत्तों के साथ उनके योगदान की तिथि से 
समायोजित/नियुक्त किया जाता है । 

2. निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर समायोजित /नियुक्त जिन उम्मीदवारों की आयु राज्य 
सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक हो गई है , को बिहार सेवा संहिता के नियम 
54 के प्रावधानों के तहत क्षान्त किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अक्तूबर 2011 
____ 3. इनका ममुख्याल ( वर्तमान पदस्थापन स्थल ) निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण 
( प्रशिक्षण -पक्ष), बिहार, पटना का कार्यालय होगा । 

4. यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना कारण 
बतायें/ प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है । 

5. उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता/ जाति / अन्य प्रमाण - पत्रों अथवा चरित्र में कोई गड़बड़ी 
पाये जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी / अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर 
दी जाएगी । 

6 . योगदान के समय उम्मीदवारों के अपने शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की 
पुष्टि हेतु असैनिक चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा । 

7 . उम्मीदवारों को विवाह में दहेज -तिलक नहीं लेने- देने अथवा विवाहित होने की स्थिति में 
नहीं लिये दिये का घोषण पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा । 

8 . नियक्ति / पदस्थापन आदेश के एक माह के अन्दर उम्मीदवार को पदस्थापन स्थल 
( मुख्यालय) पर योगदान करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि के उपरान्त बिना स्पष्ट कारण के 
योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा । ऐसे मामलों में नियुक्ति पदाधिकारी (निदेशक , नियोजन एवं 
प्रशिक्षण ) की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी । 

9. उम्मीदवारों को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19 के 
प्रावधानों के तहत विहित - प्रपत्र में चल- अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना 
होगा । 

___ 10 . उम्मीदवारों को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का 
शपथ - पत्र देना होगा कि वे किसी अपराधिक मामले में संलिप्त / नामित आरोपी नहीं है एवं किसी 
मामले में उन्हें न्यायालय द्वारा सजा नहीं मिली है । 

___ 11 . उम्मीदवार को स्वलिखित शपथ - पत्र देना होगा कि वे किसी सरकारी निजी 
नौकरी/नियोजन में वर्तमान में नहीं है । 

____ 12. उम्मीदवारों को योगदान के समय मैट्रिक ( दसवीं पास ), स्नातक / स्नातकोत्तर का मूल 
प्रमाण -पत्र सक्षम पदाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण - पत्र (क्रिमीलेयर में नहीं होने 
सहित ) एवं अनुभव संबंधी मूल प्रमाण - पत्र एक फ्लैट फाईल में मुख्यालय में उप -निदेशक 
प्रशिक्षण / स्थपना प्रभारी के पटल पर समर्पित करना होगा ताकि प्रमाण - पत्रों की जाँच संबंधित 
संस्थान से मुख्यालय द्वारा कराई जा सके । उप -निदेशक प्रशिक्षण मुख्यालय - 1 अपने स्तर से 
संबंधित संस्थान से इन प्रमाण - पत्रों की जाँच करायेंगे । 

13. उम्मीदवारों के चरित्र की जाँच /किसी अपराधिक मामले में सजायफ्त नहीं होने की 
जाँच के निमित्त संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस प्रतिवेदन चरित्र प्रतिवेदन की मांग 
उप -निदेशक प्रशिक्षण - 1 , मुख्यालय द्वारा की जाएगी । 

___ 14 . उम्मीदवारों के जाति प्रमाण - पत्र की जाँच हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को 
प्रमाण- पत्र की छायाप्रति के साथ संपुष्टि हेतु भेजा जाएगा । 

__ 15. आवेदकों की आपसी वरीयता कालान्तर में नियमानुसार की जाएगी । 

16. नव नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का 
संकल्प संख्या 2469, दिनांक 17 नवम्बर 2005 ) प्रभावी / लागू होगा । 

17. उम्मीदवारों को प्रथम योगदान / पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के लिये कोई 
यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अक्तूबर 2011 
___ 18. नव-नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक का मुख्यालय में दो प्रतियों में सेवापुस्त खोला 
जाएगा । नियुक्ति - पत्र के साथ सेवापुस्त की एक प्रति भविष्य में संबंधित पदस्थापन कार्यालय 
प्रधान (प्राचार्य औ0 प्र0 संस्थान ) को भेजी जाएगी । 

19. पदस्थापन स्थल पर योगदान लेने वाले पदाधिकारी /प्राचार्य औ0 प्र0 संस्थान नियुक्ति 
पत्र की सत्यता निर्गत नियुक्ति पत्र के फोटोग्राफ एवं नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा भेजी गई सेवापुस्त 
से सुनिश्चित करेंगे । योगदान स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारी /प्राचार्य प्रथम दृष्टया नियुक्ति 
पत्र से संतुष्ट होने पर योगदान तीन माह के लिये औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे एवं नियुक्ति 
का पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे । यदि तीन माह के अन्दर यह संपुष्टि पूर्ण 
नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मियों /व्यवसायिक अनुदेशकों की वेतन निकासी तबतक नहीं 
की जाएगी जबतक कि संपुष्टि नहीं हो जाती है । 

20. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार , पटना के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 
01 अपील 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्यस्तरीय राजपत्र के असाधारण 
अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है । 

आदेश से , 
अरुण प्रसाद , 
निदेशक । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अक्तूबर 2011 


क्रम 


नाम 


लिपिक के पद पर नियुक्ति / समायोजित अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक की सूची 
पिता का नाम जन्मतिथि 

कोटि शैक्षणिक | गृह जिला | पत्राचार का पता 

योग्यता 


3 


प्रमोद कुमार 
सिन्हा 


सुरेन्द्र कुमार 
सिन्हा 


06 -02- 63 


कमलेश कुमार 


श्री जगदीश 
प्रसाद 


| 11- 01 - 65 


3 | राम प्रवेश प्रसाद | स्व० सहदेव 


20 /02/ 54 


7 

8 
पिछड़ा - 2 बी0 ए0 किशनगंज ग्राम - नारियल बाड़ी 

पो0 - खुदागंज , 
जिला -किशनगंज 

855108 
| पिछड़ा - 2 बी0 ए0 नालन्दा । ग्राम - हैदरपुर 

पो0 - भोकिलापर , 

जिला - नालंदा 
पिछड़ा - 2 बी0 ए0 औरंगाबाद ग्राम + पो0 

नियामदपुर , 
थाना - देव , ढिबरा, 

जिला - औरंगाबाद 
| पिछड़ा - 2 | बी0 ए0 बॉका ग्राम + पो0 - चुटिया, 

थाना - बॉका, 
जिला - बॉका 

813102 
| पिछड़ा - 2 | बी0 ए0 | बॉका ग्राम + पो0 - दुधारी , 

थाना - बॉका, 
जिला - बॉका 


प्रसाद 


4 विकास मंडल 


स्व० वसन्त कुमार 
मंडल 


02- 10 - 56 


5 | उमेश पंजियारा 


श्री गंगाधर 
पंजीयारा 


01- 01 - 60 


| उमेश कुमार 


| पिछड़ा - 2 बी0 ए0 


नालन्दा 


श्री छोटे नारायण । 03- 01- 61 
सिंह 


ग्राम + पो0 - चण्डी, 
जिला - नालदा 


7 | 


बैजनाथ साव 


स्व० अनन्त साव 


05 - 01 - 57 


पटना 


पिछड़ा - 2 एम0 ए0 

सी० 


द्वारा - ज्ञानोदय 
ग्रामीण विकास 
परिषद, संजय नगर, 
मेन रोड, 
जी0पी0ओ0 पटना । 


| 


8 | शम्भू शरण राय । चुल्हाई राय 


01 -01 -62 


पिछड़ा - 2 बी0 ए0 


पूर्वी 


चम्पारण 


ग्राम - उज्जैन 
लोहियार, पो0 
गायघाट, बाजार 
हरसिद्धि , पूवी 
चम्पारण । 
ग्राम – भरैती, 
पो० - योगीपुर, 
जिला - नालंदा । 


सत्य नारायण 
प्रसाद 


श्री नन्दकिशोर 
प्रसाद 


16 / 10/ 66 


| पिछड़ा - 2 | बी0 ए0 | नालन्दा 


श्री दीनानाथ कृष्ण | 05-12- 60 


पिछड़ा - 2 | बी0 ए0 


पटना 


10 | कृष्णमुरारी । 

नारायण सिंह 


11 


अशोक कुमार 


01 -01 - 61 


श्री हृदय नारायण 
सिंह 


पिछड़ा - 2 बिद्या - | बॉका 

भूषण 


सिंह 


द्वारा निक्की 
मेडिकल कॉलेज , 
पुनाईचक चौराहा , 
पटना - 23 
ग्राम - जाखा, 
पो0 - हिरम्बी, 
भाया - पुनसिया , 
जिला - बॉका 
द्वारा श्री अषोक 
कुमार श्रीवास्तव, 
पुराना डाकघर 
मकार, बजारी रोड, 
गोपालगंज । 
ग्राम – पठान पेठी, 
पो0 - पथरा, 
जिला - गोपालगंज 


12 | सुमन लता 


। 


| 


सामान्य 


श्री अशोक कुमार | 03-02- 60 
श्रीवास्तव 


बी0 ए0 


गोपालगंज 


13 | आशा कुमारी 


05- 07- 63 


सामान्य 


बी० ए० 


श्री विवेक कुमार 
सिंह 


गोपालगंज 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अक्तूबर 2011 


14 | अनुराधा कुमारी 


श्री अपूर्व नारायण 17- 04- 65 
झा 


| सामान्य 


बी0 ए0 


श्री वासुदेव 
पाण्डेय 


15 | श्रीमतीवृन्दा 

पाण्डेय 


02-03- 60 


सामान्य 


बी0 ए0 


16 | गीता कुमारी 


डा0 विजय कुमार | 02- 04 -62 


| सामान्य 


बी0 ए0 


मुजफ्फरपुर द्वारा श्री यू0एन0 झा 

दाता बाबा लेन नन्द 
बिहार कॉलोनी, 
मिठनपुरा, रमना 

मुजफ्फरपुर । 
गोपालगंज ग्राम -झिलवनियाँ , 

पो0 - गौरा बाजार, 
थाना - कटैया, 

जिला - गोपालगंज । 
पटना द्वारा - डा0 विजय 

कुमार, केन्द्रीय 
विद्यालय ऑयल 
कॉरपोरेषन, बरौनी, 
क्वाटर नं0 - ई - 4, 

बरौनी, बेगूसराय । 
पटना ज्ञान दीप एकादमी , 

दक्षिणी पोस्टल पार्क , 
रोड नं0 - 1, 

जी0पी0ओ0, पटना । 
गोपालगंज ग्राम – दीघवा, 

पो0 - दिघवा दुबौली, 
गोपालगंज । 


17 | अल्पना कुमारी 


श्री सरोज प्रसाद 


05- 03- 64 


सामान्य 


बी0 ए0 


18 


| 


पुनम कुमारी 


श्री मनोरंजन 
पाण्डेय 


04- 09 - 65 


| सामान्य 


एम0 ए0 
सी० 


19 | अर्चना कुमारी 


श्री प्रमोद कुमार 


05 -02- 68 


सामान्य 


बी0 ए0 


रोहतास । 


| द्वारा अस्थमा केसरी, 
चौक जानी बाजार, 
सासाराम । 


20 | मीरा कुमारी 


श्री राम प्रसाद 


06 -02- 64 


सामान्य 


एम0 ए0 


पटना 


द्वारा – स्व० राम 
प्रसाद, अवध बिहारी 
वर्मा, कन्नूलाल रोड, 
मिठापुर, पटना । 
ग्राम + पो0 - महेषी, 
जिला - सहरसा 


सतीश नारायण 


15 -11- 55 


सामान्य 


| बी0 ए0 


श्रीमती राज 
कुमारी 


सहरसा 


चौधरी 


22 


नीलिमा कुमारी 


श्री अंजनी कुमार - 13-06- 59 


| सामान्य 


बी0 ए0 | सुपौल । 


द्वारा अंजनी कुमार , 
पो० - गणपतगंज, 
पेसकार्ड, जिला 
सुपौल । 
प्रतापगंज, भवानीपुर , 
सुपौल । 


23 


संध्या कुमारी 


श्री दिलीप कुमार 
मल्लिक 


11 - 03 - 64 


| सामान्य 


बी0 ए0 


| सुपौल । 


24 | सुरुचि कुमारी 


श्री रामयाद ठाकुर 16- 10 - 57 


25 | श्रीमति लक्ष्मी झा | श्री फूल कुमार झा 01 -02-57 


| सामान्य बी0 ए0 मुजफ्फरपुर | ग्राम + पो0 - सिहो, 

भाया - सिलौत , 
थाना - सकरा, 

मुजफ्फपुर । 
सामान्य । शास्त्रि । दरभंगा 

ग्राम - हनुमानगंज 
मिश्रर टोला, 
पो० - लालबाग , 

दरभंगा । 
सामान्य शास्त्रि । दरभगा ग्राम + पो0 - पंचौब , 

भाया - लहेरिया 
सराय, विषणपुर , 
दरभंगा । 


26 | मंजू कुमारी 


श्री विद्यानाथ 
मिश्रा 


05-01- 60 


6 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अक्तूबर 2011 


27 


मुन्नी कुमारी 


सामान्य 


श्री रामानन्द लाल | 21 - 01 - 64 
दास 


एम0 ए0 


दरभंगा 


ग्राम + पो0 - श्रीपुर 
गजरहिया , 
भाया - बहेरी, 
थाना - हतौरी, 
समस्तीपुर । 
ग्राम + पो0 - रगौली , 
थाना - बहेरा, 
जिला - दरभंगा । 


28 


श्रीमति विभा झा | श्री गंगेश झा 


17- 07- 65 


| सामान्य । शास्त्रि | दरभंगा 


सामान्य 


| बी0 ए0 


दरभगा 


श्रीमति रीता 
कुमारी 


स्व0 विजयकान्त | 03- 09 - 67 
चौधरी 


ग्राम + पो0 - बेरी , 
भाया - कुशेश्वर 
स्थान, जिला 
दरभंगा । 
ग्राम - रामपुर उदय , 
पो0 - पुतई, 
जिला - दरभंगा । 


30 


श्रीमति मीनू 
दत्ता 


श्री नरेश नारायण 
दत्त 


03 -04- 69 


दरभंगा । 


| सामान्य - आचार्य 


31 


टूनटून कुमारी । श्री रामदेव सिंह 


06- 08- 68 


| सामान्य 


बी0 ए0 | बेगुसराय । 


32 


वीणा कुमारी 


| श्री देवनन्दन सिंह | 04-01- 61 


सामान्य 


बी0 ए0 | बेगुसराय 


द्वारा – कमलेश सिंह, 
एम0आई0जी0 20 
सी० , कनकपुरी 
कॉलौनी रोड नं0 
बी0 , गया । 
ग्राम + पो0 - बढ़हिया 
वार्ड नं0 - 5, 
जिला - लखीसराय । 
ग्राम - सिहारवा, 
थाना - रामगढ़वा, 
जिला - मोतिहारी 


33 


त्रिपाठी अरुणिमा | शान्तनु मिश्रा 


11-11-65 


सामान्य 


बी0 ए0 


| पूर्वी 

चम्पारण 


34 


सुमा कुमारी 


पिता - श्री 
जयलगन सिंह 


| 15-03- 64 


बैशाली 


सामान्य । एम0 ए0 

सी० 


ग्राम - मुख्तारपुर 
महनार , जिला 
वैशाली । 


35 


रीता कुमारी 


श्री अशोक कुमार 
सिंह 


31/12/62 


सामान्य | बी0 ए0 


सहरसा 


सहरसा जिला 
खाद्यी ग्राम उद्योग 
संघ, डी0वी0 रोड, 
सहरसा । 
द्वारा - चन्द्रशेखर 
सहाय , सिविल कोर्ट 
अधिवक्ता, कटिहार । 


36 


सुमन कुमारी 


सामान्य 


बी0 ए0 


| अररिया 


पिता - श्री रामेश्वर | 01 -01- 61 
प्रसाद 


37 


अनु कुमारी 


श्री दिवाकर 
प्रसाद सिंह 


02-01- 59 


सामान्य 


एम0 ए0 


समस्तीपुर 


ग्राम - देवरा, परसा 
भाया - कुण्डल, 
जिला - समस्तीपुर 


38 


रिता कुमारी 


श्री राजेन्द्र प्रसाद 


04- 07 - 61 


। सामान्य 


बी0 ए0 


अररिया 


मुहल्ला - आश्रम 
मुहल्ला वार्ड नं0 
10, अररिया । 


39 


| मीना कुमारी 


16- 08- 60 


| सामान्य 


श्री रामसुन्दर 
प्रसाद सिंह 


बी0 ए0 | मुजफ्फरपुर | ग्राम + पो0 - चहुरा 

अरौई, मुजफ्फरपुर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अक्तूबर 2011 


40 


श्रीमति रेणु कुमारी | स्व0 जयनारायण | 03-02- 66 | सामान्य । बी0 ए0 । 


पूर्णीयाँ 


सिंह 


द्वारा - अनिल कुमार 
सिंह , 
ग्राम + पो0 - अकबरपुर , 
भवानीपुर , पूर्णियाँ । 


इन्दिरा कुमारी 


एम0 ए0 | 


बेगुसराय 


श्री रघुवंश कुमार | 01 - 01 -67 | सामान्य ।। 
सिंह 


रेणु कुमारी 


स्व0 बालकृष्ण झा | 15 - 05 - 65 | सामान्य | बी0 ए0 | खगड़ीया 


43 


। 


23- 12 - 58 | सामान्य | बी0 ए0 | लक्खीसराय 


सजन कुमारी झा | श्री रविन्द्र नाथ 

झा 


द्वारा - रघुवंश कुमार 
सिंह , अधिवक्ता, 
सहृधनगर , दूर्गास्थान , 
वेगूसराय । 
द्वारा श्री अमरनाथ । 
झा जयप्रकाश नगर, 
वार्ड नं0 - 21 , 
खगड़िया । 
द्वारा – अनौज पाठक, 
ग्राम + पो0 - बखरी, 
दूर्गापुर , वेगूसराय । 
ग्राम + पो0 - रामपुर 
डुमरा, थाना - मराची, 
बाढ़ , जिला - पटना । 
ग्राम – बलियारी, 
पो0 - हसुआ , 
जिला - नवादा । 
ग्राम + पो0 - योगिया, 
ब्रह्मपुर, 
जिला - बक्सर 


44 


सदा मणि देवी 


02 - 02- 69 | सामान्य | बी0 ए0 | पटना 


श्री गोरे लाल 
सिंह 


45 


श्री निवास सिंह | श्री वच्चु सिंह 


23- 02 - 53 | सामान्य । बी0 ए0 | नवादा । 


सामान्य 


वादा 


46 


धनन्जय कुमार 


श्री चन्द्रमौली मिश्र | 10 - 01 - 59 | सामान्य | बी0 ए0 | बक्सर 


मिश्रा 


47 


अनुप कुमार दूबे 


श्री त्रिवेणी प्रसाद 


19 -12- 62 । सामान्य | बी0 ए0 | पटना 


दूवे 


द्वारा – पुष्प लता 
मेहता, चौधरी टोला , 
महेन्दु, पटना । 


| 48 


शारदानन्दन सिंह | श्री सहविल सिंह | 03- 08 -57 | सामान्य | बी0 ए0 | पटना 


49 


धीरेन्द्र कुमार सिंह | बैद्यनाथ प्रसाद 


01 -01 - 55 । सामान्य । बी0 ए0 । सहरसा 


सिंह 


सी० 


ग्राम – नरावॉ, पो0 
मोहिउद्दीनपुर , 
भाया - फतुआ, 
जिला, पटना । 
ग्राम + पो० - भरोली, 
धकझड़ी, 
जिला - सहरसा । 
ग्राम + पो0 - राजेश्वरी , 
भाया - जधिया , 
जिला - सुपौल । 
ग्राम + पो0 - हकाम , 
जिला - गोपालगंज । 


50 


राघवेन्द्र झा 


| स्व0 शोभानन्द झा | 12- 02 - 59 | सामान्य | एम0 ए0 | सुपौल । 


सी० 


दुघनाथ सिंह 


स्व0 मंगनी सिंह | 24- 11- 56 | सामान्य । एम0 ए0 | गोपालगंज 


आदेश से , 
अरुण प्रसाद , 
निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 583- 571 + 400- डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette.bih. nic .in 


